रजिस्ट्री सं० डी० एल० - 33004/ 99 


REGD. NO . D. L.- 33004/99 


PAN 


॥ 


MERA 


YES 


सत्यमेव जयते 


भारत का राजपत्र 
The Gazette of India 


असाधारण 
EXTRAORDINARY 
भाग II – खण्ड 3 – उप - खण्ड ( ii) 
PART II — Section 3 – Sub - section (ii) 

प्राधिकार से प्रकाशित 

PUBLISHED BY AUTHORITY 
नई दिल्ली , बुधवार , मई 16 , 2018 / वैशाख 26 , 1940 
NEW DELHI, WEDNESDAY , MAY 16 , 2018/VAISAKHA 26 , 1940 


No. 1748) 


सं . 1748] 
No. 1748 ] 


NEW DEL 


रेल मंत्रालय 
[ उत्तर पश्चिम रेलवे (निर्माण संगठन)] 

अधिसूचना 
जयपुर ,16 मई, 2018 


का . आ . 1940 ( अ ). केन्द्रीय सरकार ने रेल अधिनियम , 1989 ( 1989 का 24) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 
उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 20क की उप -धारा ( 1) के अधीन भारत के राजपत्र, असाधारण भाग II , 
खण्ड 3, उप- खण्ड (ii) तारीख 23 मार्च, 2018 में प्रकाशित भारत सरकार के रेल मंत्रालय (रेलवे बोर्ड ) की 
अधिसूचना का . आ . 1326( अ ) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिसूचना कहा गया है) द्वारा उक्त अधिसूचना से 
उपाबद्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि को राजस्थान राज्य में विशेष रेल परियोजना , अर्थात् , मावली जं० - बड़ीसादड़ी 
आमान परिवर्तन परियोजना के निष्पादन , अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए अर्जित करने के अपने आशय की 
घोषणा की थी ; 


और, उक्त अधिसूचना का सार उक्त अधिनियम की धारा 20क की उप -धारा ( 4) के अधीन स्थानीय दैनिक 
समाचार पत्रों " राजस्थान पत्रिका” व “ दैनिक भास्कर ” में तारीख 08 अप्रैल , 2018 को प्रकाशित किया गया था ; 


और, सक्षम प्राधिकारी द्वारा कोई आक्षेप प्राप्त नहीं किया गया है; 

और , सक्षम प्राधिकारी ने उक्त अधिनियम की धारा 20ड़ की उप -धारा (1) के अनुसरण में, अपनी रिपोर्ट 
केन्द्रीय सरकार को सौंप दी है; 


2687 GI/ 2018 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 


[PART II — SEC . 3 (ii)] 


अत:, अब , केन्द्रीय सरकार , सक्षम प्राधिकारी से उक्त रिपोर्ट के प्राप्त होने पर और रेल अधिनियम , 1989 
की धारा 20ड़ की उप - धारा ( 1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह घोषणा करती है कि इससे उपाबद्ध 
अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि पूर्वोक्त प्रयोजन के लिए अर्जित की जाएगी ; 

यह और कि , केन्द्रीय सरकार उक्त अधिनियम की धारा 20ड़ की उप धारा (2) के अनुसरण में यह और 
घोषणा करती है कि इस अधिसूचना के राजपत्र में प्रकाशित होने पर इससे उपाबद्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि सभी 
विल्लंगमों से मुक्त होकर केन्द्रीय सरकार में आत्यंतिक रूप से निहित हो जाएगी। 


अनुसूची 


राजस्थान राज्य में विशेष रेल परियोजना , अर्थात मावली जं० - बड़ीसादड़ी आमान परिवर्तन परियोजना 
( बड़ीसादड़ी उपखण्ड) के लिए अधिग्रहण किए जाने वाली संरचना सहित या उसके रहित भूमि का संक्षिप्त विवरण । 
जिले का नाम : चित्तौड़गढ 


खसरा 


क्रम 


भूमि 
का 


तहसील 


ग्राम का नाम 


संख्या 


का 


क्षेत्रफल 
( हैक्टेयर) 


भू - स्वामी / हितबद्ध 
व्यक्तियों का नाम 


स . 


प्रकृति 


प्रकार 


( 5) 


(1 ) ( 2) (3 ) 
1. बड़ीसादड़ी (1) बड़ीसादड़ी 


( 4 ) 
709 


| निजी 

| चाही ए 


710 निजी 


चाही ए 


711 निजी 


चाही ए 


__ ( 8 ) 
0. 120 श्री हेमा फूला पिता केश्या 

माली सा . देह खातेदार 
0. 150 श्रीमती कमलादेवी पति 

रामेश्वर लाल सुथार सा . देह 
हाल बम्बोरी तहसील छोटी 
सादड़ी 1/3 लक्ष्मण पिता 
भेरा माली सा . 2/ 3 देह 
खातेदार शुद्धि पत्र सं 81340 

( नामा स. 2796, 313 
0 .280 श्री सुभाष चंद्र पिता 

सुजानमल , धापुबाई पत्नी 
स्व . सुजानमल , सुरेश कुमार, 
राजेन्द्र कुमार पिता 
मदनलाल , कमलाबाई पत्नी 
मदनलाल गदिया सा . देह 
2/ 3 कमलादेवी पत्नी 
रामेश्वरलाल सुथार सा . देह 

हाल बम्बोरी 1/ 3 खा 
0 .020 श्री सुभाष चंद्र पिता 

सुजानमल, मू.धापुबाई पत्नी 
स्व . सुजानमल, सुरेश कुमार, 


717 निजी 


चाही 2 


[ भाग II - खण्ड 3 (ii ) ] 


भारत का राजपत्र : असाधारण 


खसरा 


क्रम 


कम तहसील ग्राम का नाम संख्या को 


भूमि 
__ का 


तहसील 


ग्राम का नाम 


संख्या 


भूमि की 
प्रकृति 


क्षेत्रफल 
( हैक्टेयर ) 


___ भू -स्वामी / हितबद्ध 

व्यक्तियों का नाम 


प्रकार 


718 निजी 


चाही 3 - 0 . 080 


राजेन्द्र कुमार पिता 
मदनलाल , कमलाबाई पत्नी 
मदनलाल 3/ 4 गदिया 
चत्रभुज पिता नाराण 1/16 
भोई सा . देह रतनलाल पिता 
ताराचन्द लौहार 3/ 16 सा . 
जरखाना खातेदार शुद्धि पत्र 
सं . 78 (नामा सं. 2866 ) 
श्री सुभाष चंद्र पिता 
सुजानमल , धापुबाई पत्नी 
स्व . सुजानमल, सुरेश कुमार, 
राजेन्द्र कुमार पिता 
मदनलाल , कमलादेवी पत्नी 
मदनलाल गदिया सा . देह 
2/ 3 कमलाबाई पत्नी 
रामेश्वरलाल सुथार सा . देह 
हाल बम्बोरी 1/ 3 खा 
श्री शंकरपुरी पिता 
भागवानपुरी गुसाई सा . देह 
खातेदार रहन - 
चि. स. भु.वि .बैंक लि . शाखा 
बड़ीसादड़ी नामा स. 452 
श्री रामेश्वर सुरेश पिता भेरा 
मु . गंगा पत्नी स्व . भेरा 
मीणा सा देह हि . ब. रहन 
U.T .I बैंक लि . शाखा 
उदयपुर 
श्री तुलसीराम , गोपाल , 
कैलाश ( बा .) कन्हैयालाल 
( ना . बा .) निर्मला ( बा .) लक्ष्मी 
( ना . बा.) पिता जगन्नाथ स . 
प . माता टमूबाई 6/42 
टमूबाई पत्नी स्व . जगन्नाथ 
8/ 42 किशनलाल पिता 


( 2) जियाखेड़ी 


758 


निजी 


चाही3 


0 . 310 


759 


निजी 


चाही 3 


0. 040 


763 


निजी 


चाही3 


0 .110 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 


[PART II — SEC . 3 (ii)] 


खसरा 
संख्या 


। भूमि 


क्रम 


तहसील 


ग्राम का नाम 


का 
प्रकार 


भूमि की 
प्रकृति 


क्षेत्रफल 
( हैक्टेयर) 


भू - स्वामी / हितबद्ध 
व्यक्तियों का नाम 


शंकरलाल 1/ 3 हनगारी पत्नि 
स्व . शंकरलाल 1/ 3 ओड़ सा . 
बड्वल खातेदार रहन - 
SBBJ शाखा बोहेड़ा, हिस्सा 
तुलसीराम कैलाश का नामा 
स . ( 386 , 393, 456 ) 03, 
14, 28, 64 
श्री बागदीराम भेरा खुमाण 
वरजुबाई उदीबाई पिता 
नारिया भील सा . देह 
खातेदार रहन बून्दी चि . - 
क्षे . ग्रामीण बैंक लि . शाखा 
पारसोली 


766 


निजी 


चाही 3 


0.030 


कुल योग 


1.140 


[ फा. सं. उ.प.रे./मुख्यालय/ एस एण्ड सी/443599200] 
ललित कपूर , मुख्य प्रशासनिक अधिकारी (निर्माण ) 


MINISTRY OF RAILWAYS 


[North Western Railway (Construction Organization )] 


NOTIFICATION 


Jaipur, the 16th May , 2018 


S . O . 1940 ( E ). — Whereas by the notification of the Government of India , in the Ministry of Railways ( Railway 
Board ), number S . O . 1326( E ) dated 23rd March, 2018 published in Gazette of India, Extraordinary, Part II , Section- 3 , 
Sub section (ii) ( here in after referred to as the said notification ) under sub-section ( 1 ) of Section 20A of the Railways 
Act, 1989 (24 of 1989) (hereinafter referred to as the said Act ), the CentralGovernment declared its intention to acquire 
the land specified in the Schedule annexed to the said notification for execution ,maintenance, management and operation 
of Special Railway Project, namely , Mavli junction - Barisadri Gauge conversion project in the State of Rajasthan . 


And, whereas , the substance of the said notification was published in daily local newspapers “ Rajasthan Patrika ” 
and “ Dainik Bhaskar ” dated 8th April, 2018 under sub - section (4 ) of Section 20A of the said act; 


And , whereas, no objection has been received by the competent authority ; 


And , whereas, in pursuance of sub - section (1) of Section 20E of the said Act, the competent authority has 
submitted its report to the CentralGovernment; 


Now , therefore , upon receipt of the said report of the competent authority, and in exercise of the powers 
conferred by sub -section ( 1) of section 20E of the said Act, the Central Government hereby declares that the land 
specified in the schedule annexed hereto shall be acquired for the aforesaid purpose ; 


[ TT II - 005 3 ( ii) 


भारत का राजपत्र : असाधारण 


And, further, in pursuance of sub - section ( 2 ) of Section 20E of the said Act, the Central Government hereby 
declares that on publication of this notification in the official Gazette , the land specified in the schedule annexed hereto 
shall vest absolutely in the Central Government free from all encumbrances. 


SCHEDULE 


Brief description of the land to be acquired , -with or without structure, for the special Railway project namely Mavli 

junction - Barisadri Gauge conversion Project (For Barisadari - Sub division ) in the state of Rajasthan . 


Name of District: Chittorgarh 


Tehsil 


N . 


Name of 
Village 

( 3 ) 


Khasra 
No. 


Type of 
land 


Nature of 

land 


Area ( in 
Hectare ) 


Name of Land Owner / 

Interested Persons 


(1) 


- 


(2 ) 


( 4 ) 


(5 ) 


(6 ) 


(7 ) 


(8 ) 


1 . 


Barisadari 


( 1 ) Barisadri | 


709 


Private 


Chahi A 


0 . 120 


Sh .Hema Phula pita Keshya 
mali sa . deh khatedar 


710 


| 


Private 


ChahiAL 


0 . 150 


| Smt. Kamladevi pati 
Rameshwar lal Suthar sa . 
deh hal bambori Tehsil 
Choti Sadari 1/3 Laxman 
pita Bheraa mali sa .2 /3 deh 
khatedar sudhi patr No. 
81340 (Nama. No.2796 , 313 


711 


Private 


Chahi A 


0 .280 


Private 


Chahi 2 


0 .020 


Sh .Subhash Chandra pita 
Sujanmal, Dhapubai patni 
Late Sh .Sujanmal, Suresh 
kumar , Rajendra kumar pita 
Madanlal, Kamlabai patni 
Madanlal Gadiya sa. deh 2/ 3 
Kamladevi 

patni 
Rameshwarlal Suthar sa . 
deh hal bambori 1 / 3 kha . 
Sh . Subhash Chandra pita 
Sujanmal, mu.Dhapubai 
patni Late Sh .Sujanmal, 
Suresh kumar, Rajendra 
kumar pita Madanlal, 
Kamlabai patni Madanlal 3/4 
Gadiya Chatrbhuj pita Naran 
1/ 16 bhoi sa . deh Ratanlal 
pita Tarachand lohar 3 / 16 
sa . jarkhana khatedar 
sudhipatr no. 78 (Nama no. 
2866 ) 
Sh .Subhash Chandra pita 
Sujanmal , Dhapubai patni 
Late Sh .Sujanmal, Suresh 
kumar, Rajendra kumar pita 
Madanlal , Kamlabai patni 
Madanlal Gadiya sa . deh 2 /3 
Kamlabai 

patni 
Rameshwarlal Suthar sa . 
deh hal Bambori 1/3 kha. 


718 


Private 


Chahi 

3 


0 


.080 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 


[ PART II — SEC . 3 ( ii )] 


Name of 
Village 


Vanage 


Khasra 
No. 


hora 


Type of 
ymedio 
(5 ) 


Nature of 

land 


Tehsil 
(2 ) 


naland of 


H 


Name of Land Owner / 
Interested Persons 

(8 ) 


(1) 


Area (in 
Hectare ) 

(7 ) 
0 .310 


- 


(6 ) 


( 2 ) Jiyakheri 


758 


Private 


Chahi 3 


pita 


Sh . Shankarpuri 
Bhagvanpuri gusai sa. deh 
khatedar rahan - chi.sah . 
bhumi vikaas bank limited 
branch Barisadri nama 

sankhya 452. 
| Sh .Rameshwar , Suresh pita 

Bhera mu. Ganga patni Late 
Sh .Bhera Meena sa . deh hi. 
b . rahan UTI Bank Limtd . 
Branch - Udaipur. 


759 


| 


Private 


Chahi 3 | 


0 . 040 


763 


Private 


Chahi 3 


0 . 110 


Sh . Tulasi Ram gopal 
Kailash (ba.) Kanhiyalal 
(Na, Ba,) Nirmalaa (ba.) 
Laxmi (Na.Ba.) pita 
Jagannath S. p . Mata 
Tamubai 6 / 42 Tamubai 
patni Late Sh .Jagannath 
8 /42 Kishanlal pita 
Shankarlal 1/ 3 Hangari pati 
Late Sh . Shankarlal 1/3 Od 
sa . Badbal khatedar rahan - 
SBBJ branch Boheda, hissa 
Tulasi Ram Kailash ka nama 


766 


Private 


Chahi 3 


0 .030 


( 386 , 393, 456 ) 03, 14 , 28 
64 . 
Sh .Bagadiram Bhera 
Khuman Varjubai Udibai 
pita Nariya bheel sa . deh 
khatedar rahan Bundi chi. 
chetreey Grameen Bank 
Limted . Branch Parsoli. 


Total 


1. 140 


[F.No .NWR /HQ/S & C /443599200 ] 
LALIT KAPOOR , Chief Administrative Officer (Construction ) 


RAKESH SUKUL Suikerbo 


Digitally signed by RAKESH 
SUKUL 
Date : 2018.05.17 18:13:33 
+ 05 30 


Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press , Ring Road , Mayapuri, New Delhi- 110064 

and Published by the Controller of Publications, Delhi- 110054 . 


